निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 660 ) 


25 श्रावण 1935 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 16 अगस्त 2013 


वित्त विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

16 अगस्त 2013 
सं० को0प्र0 / स्था - 19 / 2011 -8398 -वि0 — भारत के संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 ( यथा 
संशोधित 2011 ) को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - ( 1 ) यह नियमावली बिहार लेखा सेवा ( संशोधन ) 

नियमावली, 2013 कहलायेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
2 . उक्त नियमावली, 2000 ( यथा संशोधित 2011 ) की अनुसूची - V की कोटि ( क ) के कमांक - 1 
एवं 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं : 

अनुसूची- V 


क - मूल वेतनमान का पद- लेखा पदाधिकारी का वेतन - 9300 - 34800, ग्रेड पे - 4800 


मूल वेतनमान का पद - वरीय लेखा पदाधिकारी का वेतन - 15600 - 39100 ग्रेड पे - 6600 


वरीय लेखा पदाधिकारी / । 

पदों की लेखा पदाधिकारी के अलावा 
वरीय कोषागार पदाधिकारी / 

संख्या - 111 | वरीय लेखा पदाधिकारी को भी 
सहायक कोषागार पदाधिकारी । 

आवश्यकतानुसार गैर -जिला एवं 
गैर - सचिवालय कोषागारों में वरीय 
कोषागार पदाधिकारी के रूप में 

पदस्थापित किया जा सकेगा । 
सहायक आयुक्त /जिला भविष्य निधि पदों की लेखा पदाधिकारी के अलावा 
पदाधिकारी 

संख्या - 38 वरीय लेखा पदाधिकारी को भी 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 अगस्त 2013 

आवश्यकतानुसार भविष्य निधि 
निदेशालय में सहायक आयुक्त 
एवं जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित 
किया जा सकेगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस, 
सचिव (व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 660-571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


